निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 912 ) 


20 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 11 नवम्बर 2014 


गन्ना उद्योग विभाग 


शुद्धि - पत्र 

17 अक्तूबर 2014 
सं0 वि. उ. 02 - 12 / 11- 2436 — ग्राम - जीवधारा (थाना नं० - 183 ) प्रखंड -पिपरा कोठी, जिला -पूर्वी चम्पारण, 
मोतिहारी मुक्त क्षेत्र का ग्राम है । टंकण भूलवश यह ग्राम पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या - 2020 दिनांक 30. 09 . 2014 
की अनुसूची ‘ ड. के क्रमांक - 163 पर मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज को अपरम्परागत ग्राम के रूप में 
आरक्षित हो गया है । तद् आलोक में ग्राम - जीवधारा (थाना नं० - 183) को उपरोक्त आदेश के अनुसूची के क्रमांक - 163 
से विलोपित किया जाता है । 

आदेश से , 
सुरेश कुमार सिन्हा, 
ईखायुक्त, बिहार पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 912 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


